रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D. L.-33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


ection (iii ) 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section3 Sub -section ( iii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 13 , 2011 / आषाढ़ 22 , 1933 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 13 , 2011/ASADHA 22 , 1933 


- 


- 


सं . 26 ] 
No. 26 ] 


- 


भारत निर्वाचन आयोग 

आदेश 

नई दिल्ली , 7 जुलाई, 2011 
आ . अ. 34( अ). - यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2) में यथाविनिर्दिष्ट हरियाणा 
विधान सभा के लिए अक्तूबर , 2009 में हुए साधारण निर्वाचन, जो स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट तदनुरूप निर्वाचन - क्षेत्र से हुआ है, के स्तम्भ ( 4 ) 
में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा 
अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे ; और 

यतः उक्त अभ्यर्थियों ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा 
स्पष्टीकरण नहीं दिया है और अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन , यदि कोई हो , पर विचार करने के पश्चात् भारत निर्वाचन आयोग का यह 
समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 

अतः अब , भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसारण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4 ) 
में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के 
लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है । 

सारणी 
क्रम सं. निर्वाचन का विधान सभानिर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का निरर्हता का कारण 

विवरण की क्रम संख्या एवं नाम नाम और पता श्री / सर्वश्री/ श्रीमती 
2 

5 
हरियाणा विधान 15 - गुहला ( अ. जा . ) रमेश कुमार , 

निर्वाचन व्ययों का कोई 
सभा 2009 के 

वार्ड नं. 16, डेरा भाग सिंह 

भी लेखा दाखिल करने 
लिए साधारण 

चीका , तहसील - गुहला, जिला - में असफल रहे । 
निर्वाचन 

कैथल , हरियाणा 
24 - पानीपत ग्रामीण आर्य अजय सिंह , 

यथा 
गांव शाहपुर , तहसील - इसराना 
व जिला पानीपत , हरियाणा । 


3 . 


यथा 


2634 GI/ 2011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(iii)] 


. 


4 


24 - पानीपत ग्रामीण 


हरियाणा विधान 
सभा 2009 के 
लिए साधारण 
निर्वाचन 
यथा 


रमेश, 
मकान नं. 153 , शक्ति नगर , 
पानीपत, हरियाणा । 


निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


यथा 


यथा 


यथा 


यथा 


यथा 


यथा 


7. 


यथा 


46 - ऐलनाबाद 


यथा 


57 -भिवानी 


यथा 


यथा 


यथा 


यथा 


राजेश कुमार , 

यथा 
मोतीराम कॉलोनी , नूरवाला, 
पानीपत , हरियाणा । 
पवन कुमार, 
अशोक विहार कॉलोनी , 
नूरवाला , पानीपत , हरियाणा 
मुकेश बाल्मीकी , 

यथा 
गांव व डा . बबैल , तहसील व 
जिला - पानीपत , हरियाणा । 
इन्द्रपाल मिस्त्री, 

यथा 
वार्ड नं . 12 , ऐलनाबाद , 
जिला - सिरसा, हरियाणा । 
रवि शंकर , 
गांव व डा . सांजरवास , तह .- दादरी , 
जिला - भिवानी , हरियाणा । 
दयानन्द, 
पतराम गेट, पड़ाव मोहल्ला , 
गुमानी , लोहार , गली नं. 2 , 
भिवानी , हरियाणा । 
शिव कुमार , 
गांव व डा . - बजिणा तह .- तोशाम , 
जिला भिवानी, हरियाणा । 
भूपेन्द्र सिंह , 
मकान नं. 660 , पुरानी अनाज मण्डी, 
ठाकुर नागर सिंह की गली , भिवानी , 
हरियाणा 
रामौतार , 
हनुमान ढाणी , पीपली वाली 
जोहडी , भिवानी , हरियाणा । 
विरेन्द्र कुमार किरोडी , 
54 -फिट रोड , विद्या नगर , 
भिवानी , हरियाणा । 
महीपाल , 
कुन्ज बिहारी कालोनी , बाईपास 
रोड , होडल, जिला पलवल, हरियाणा । 
[ फा . सं. 76 / हरियाणा- वि. सभा/2009 ( 4 ) ] 

आदेश से , 
शंगारा राम , प्रधान सचिव 


यथा 


यथा 


यथा 


- 


11. 


यथा . 


यथा 


यथा 


यथा 


यथा 


यथा 


यथा 


यथा 


यथा 


14. 


यथा 


82 - हथीन 


यथा 


[ 9m II - GUS 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER 

New Delhi,the 7th July , 2011 
O . N . 34 ( E ). — Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidates specified in 
column (4 ) of the table below at the General Election to the Legislative Assembly of Haryana held in January , 2009 as 
specified in column (2 ) and held from constituency correspondingly specified in column (3 ) against their names have failed 
to lodge account of their election expenses , as shown in column (5) of the table, as required by the Representation ofthe 
People Act, 1951, and the Rules made thereunder, and 

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due 
notice by the Election Commission of India or after considering the representations made by them , if any, the Election 
Commission of India is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure . 

Now , therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation ofthe People Act, 1951, the Election Commission 
of India hereby declares the persons specified in column (4 ) of the table enclosed to be disqualified for being chosen as, and 
for being, a member ofeither House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State /Union 
Territory for a period of three years from the date of this order. 

TABLE 


SL. 


Particulars of 

Election 


No. and Nameof 

Assembly 
Constituency 


Name and address of contesting 

candidate 


Reason for 
disqualification 


No. 


1 


5 


15-Guhla (SC ) 


General Election to 
the Legistative 
Assembly , 2009 


24 -Panipat Rural 


- do 


Shri Ramesh Kumar, 

Faihure to lodged 
W . No. 16 , Dera Bhag Singh account of election 
Cheeka, Teh .-Guhla, DistrictKaithal, expenses . 
Haryana . 
Shri Arya Ajay Singh , 
Village Shahpur, Tehsil 
Israna, District-Panipat, 
Haryana . 
Shri Ramesh , 
H .No. 153, ShaktiNagar , 
Panipat, Haryana . 
Shri Rajesh Kumar, 
Moti Ram Colony,Noorwala 
Panipat, Harayana. 
Shri Pawan Kumar, 
Ashok Vihar Colony , Noorwala , 
Panipat, Harayana . 
Shri Mukesh Balmiki, 
VPO Babail, Tehsil & District 
Panipat, Haryana . 
Shri Inderpal Mistri, 
Ward No. 12 , Ellenabad , 
District-Sirasa , Haryana. 
Shri RaviShankar, 
V . P. O . Sanjarwas , Tehsil 
Dadri, District-Bhiwani, 
Haryana 


- do 


46 - Ellenabad 


57 -Bhiwani 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec. 3 (ii)] 


57 -Bhiwani 


General Election to 
the Legistative 
Assembly , 2009 


- do 


-do 


- do 


Shri Dayanand , 

Failure to lodged 
Patram Gate, Padav Mohalla , 

account of election 
GumaniLohar, GaliNo. 2 , 

expenses. 
Bhiwani, Harvana . 
Shri S v Kuniar, 

- do 
VPO -Bajina, Tehsil- Tosham , 
District -Bhiwani, Haryana.. , 
Shri Bhupender Singh , 
H .No. 660 , Old Grain Market, 
Thakur Nagar Singh KiGali , 
Bhiwani, Haryana 
Shri Ramotar, 
Hanuman Dhani, Pipli Wali 
Johri, Bhiwani, Haryana . 
Shri Virender Kumar Kirori, 
54 - Feet Road , Vidya Nagar , 
Bhiwani, Haryana. 
ShriMahipal, 
Kunj Bihar Colony, By Pass 
Road, Hodal, District-Palwal, 
Haryana. 

[F. No. 76 /HN -LA /2009 (4)] 

ByOrder, 
SHANGARA RAM ,Prl. Secy. 


82 -Hathin 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


t : 


I 


. 


II : 


. . . 


- 


